रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04 / 0009 / 2003-05 


भारत सरकार 

REGD. No. G - 3 / DL ( N) -04 /0009/ 2003-05 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपत्र 

Delhi Gazette 


साध जयने 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 5 ] 


दिल्ली, मार्च 31 - अप्रैल 6, 2017, बृहस्पतिवार / चैत्र 10 - चैत्र 16, 1939 


[ रा.रा.रा. क्षे.दि. 3 ] 


No. 5 ] 


DELHI, MARCH 31 — APRIL 6 , 2017 , THURSDAY /CHAITRA 10 — CHAITRA 16 , 1939 


[ N.C.T.D.3] 


भाग-II - I 
PART -II - I 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के 

निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterialmatters , reproduction of High Court Notifications and 
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications. 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली 


अधिसूचना 


दिल्ली , 3 अप्रैल , 2017 


फा.सं.मु.चु.अ. / चु.सं. / 102( 24) / 2017 / 14169. निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 


जाता है 


" भारत निर्वाचन आयोग 


निर्देश 


नई दिल्ली , 31 मार्च, 2017 


, 


सं . 576/ 3/वी.वी.पी.ए.टी./ 2017/ एस.डी.आर.- खण्ड- II :- यत : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 61 क में यह 
प्रावधान है कि मतदान मशीनों के द्वारा यथा विहित ऐसी रीति से मत दिया जाए तथा उसे रिकॉर्ड किया जाए जैसा भारत निर्वाचन 
आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनाई जाए ; और 


2 . यत : निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम , 49 क के परंतुक के अनुसार ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में या 
उनके हिस्सों में जैसा भी भारत निर्वाचन आयोग निदेश दे, ऐसे डिजाइन वाले ड्रॉप बाक्स सहित प्रिंटर , जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा 
अनुमोदित किए जाएं, भी वोट के पेपर ट्रेल के मुद्रण हेतु वोटिंग मशीन से संलग्न किए जाएंगे; और 


1921 DG/ 2017 


( 229 ) 


PART II - I] 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 6 , 2017 /CHAITRA 16 , 1939 


230 


3 . 


4 . 


यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 576/3/ ईवीएम / 2017/एसडीआर - खंड-II 
द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61 क के अधीन असम में 113- धेमाजी(अ0 ज 0 जा ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 
हिमाचल प्रदेश में 36 – भोरंज( अ0 जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 09 - अटेर एवं 89 – बांधवगढ(अ0 ज0 जा ) विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र , पश्चिम बंगाल में 216 – कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79– धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 
कर्नाटक में 214 -ननजनगुड(अ0 जा ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224 - गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , तमिलनाडू में 11 - डॉ ० 
राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 04 -लिटिपाड़ा( अ0 ज0 जा ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में 28 - अपर 
बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 - राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर 
उप -निर्वाचन हो रहे हैं, के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में पहले ही विनिर्दिष्ट कर दिया है जिनमें 
वर्तमान उप निर्वाचन के लिए मतदान में वोटो का दिया जाना और रिकॉर्ड किया जाना वोटिंग मशीनों के जरिए किया जाएगा । 

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग,निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 49 क के उक्त परंतुक के अधीन अपनी शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा 

आसाम में 113 - धेमाजी( अ0 ज0 जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 36- भोरंज (अ0 जा0) विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 09 - अटेर एवं 89 –बांधवगढ ( अ0 ज 0 जा ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 216 – कांथी दक्षिण 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , राजस्थान में 79- धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , कनार्टक में 214 - ननजनगुड( अ0 जा) विधान 
सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224 - गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , तमिलनाडू में 11 - डॉ 0 राधाकृष्णन नगर विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 04 - लिटिपाड़ा( अ0 ज0 जा ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में 28 - अपर बुरटुक विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 - राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि संलग्नक में विनिर्दिष्ट है 
ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में विनिर्देशित करता है जिनमें मतों को देने और उनकी रिकॉर्डिंग हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक 
वोटिंग मशीन के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर संलग्न किया जाएगा । 
भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड , बैंगलोर एवं इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा तैयार किये गए ड्रॉप 
बॉक्स सहित प्रिंटर के डिजाइन को ऐसे प्रिंटर के रूप में अनुमोदित करता है जिसे उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देने और उसकी 
रिकॉर्डिंग हेतु प्रयोग की जाने वाली उक्त वोटिंग मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा। 


I. 


I. 


, 


आदेश से , 
के.एफ.विल्फेड, प्रधान सचिव ” 


आदेश से , 


चन्द्र भूषण कुमार , मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली 


. 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi, the 3rd April, 2017 
F.No.CEO/COE/102(24)/2017/ 14169. — The following is published for general information. 

" ELECTION COMMISSION OF INDIA 


DIRECTION 


New Delhi, the 31st March, 2017 


No. 576/ 3 / VVPAT / 2017/ SDR- Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951 , 
provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed , may be adopted 
in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may , having regard to the circumstances of 
each case, specify ; and 
2 . Whereas, as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules , 1961, a printer with a drop box of 
such design , as may be approved by the Election Commission of India , may also be attached to voting machine for 
printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of 
India may direct; and 


231 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : APRIL 6 , 2017 /CHAITRA 16 , 1939 


[PART II -I 


3 . Whereas, the Election Commission of India has , vide its notification No. 576 / 3 /EVM /2017 /SDR - Vol.II dated 
22nd March , 2017 , already specified under the said section 61A of the Representation of the People Act, 1951, 113 
Dhemaji (ST ) Assembly Constituency in Assam , 36 - Bhoranj(SC ) Assembly Constituency in Himachal Pradesh , 09 
Ater Assembly Constituency & 89 -Bandhavgarh (ST ) Assembly Constituency in Madhya Pradesh , 216 -Kanthi 
Dakshin Assembly Constituency in West Bengal, 79 - Dholpur Assembly Constituency in Rajasthan , 214 
Nanjangud ( SC) Assembly Constituency & 224 -Gudlupet Assembly Constituency in Karnataka, 11- Dr. 
Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu , 04 - Litipara (ST) Assembly Constituency in 
Jharkhand , 28 -Upper Burtuk Assembly Constituency in Sikkim and 27 - Rajouri Garden Assembly Constituency 
in NCT of Delhi as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of voting machines at the 
poll to be taken for the current bye -election ; 
4 . Now , therefore , the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said proviso to rule 49A 
of the Conduct of Election Rules, 1961, hereby 
(i) specifies 113 - Dhemaji(ST) Assembly Constituency in Assam , 36 - Bhoranj(SC ) Assembly Constituency in 

Himachal Pradesh , 09 -Ater Assembly Constituency & 89 - Bandhavgarh (ST) Assembly Constituency in 
Madhya Pradesh , 216 -Kanthi Dakshin Assembly Constituency in West Bengal, 79 -Dholpur Assembly 
Constituency in Rajasthan , 214 -Nanjangud (SC ) Assembly Constituency & 224 -Gudlupet Assembly 
Constituency in Karnataka, 11- Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu, 04 
Litipara (ST) Assembly Constituency in Jharkhand , 28 -Upper Burtuk Assembly Constituency in Sikkim 
and 27 -Rajouri Garden Assembly Constituency in NCT of Delhi as the constituencies in which a printer 
with a drop box shall be attached to voting machines to be used for the giving and recording of votes at the 

current bye-elections to the Legislative Assemblies from the said constituencies ; 
( ii ) approves the design of the printer with the drop box as developed by the Bharat Electronics, Ltd., Bangalore and 

Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad for the printer which shall be attached to the said voting 
machines to be used for the giving and recording of votes in the above said Assembly Constituencies. 


By Order, 


K.F.WILFRED , Principal Secy." 


By Order, 
CHANDRA BHUSHAN KUMAR , Chief Electoral Officer, Delhi 


Uploaded by Dte . of printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


ALOK 
KUMAR 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017.04.06 
16:58:27 + 05 30 


